160 


HARYANA GOVT. GAZ ., APR , 6 , 2010 (CHTR . 16 , 1932 SAKA ) 


[ PARTI 


कृषि विभाग 


दिनांक 30 मार्च, 2010 


संख्या 280- कृ ० अनु०(3)-104102. - कृषि विभाग की अधिसूचना जो पृ० क्र 0 2249 कृ ० अनु० ( 3)-09/16232-33 दिनांक 
4 नवम्बर, 2009 द्वारा जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), पटौदी को उप 
मण्डल अधिकारी (नागरिक ), गुड़गांव के स्थान पर मण्डी समिति पटौदी की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने के लिए तुरन्त प्रभाव 
से नियुक्त करते हैं । 


रोशन लाल, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 30th March , 2010 


No.280 - Agri. Sec. ( 3 )-2010/ 4102. - In partial modification of Agriculture Department Notification issued vide 
endst. No. 2249 Agri. Sec . (3 ) -09 / 16232-33, dated 4th November, 2009 , the Governor of Haryana hereby appoints the 
Sub Divisional Officer (Civil ), Pataudi in place of Sub Divisional Officer (Civil), Gurgaon to exercise the powers and 
perform the functions ofMarket Committee, Pataudiwith immediate effect. 


ROSHAN LAL , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government, Haryana, Agriculture Department. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 31 मार्च, 2010 


क्रमांक 3215/1 -एल0/33. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी व्यय 
पर, सार्वजनिक प्रयोजन , अर्थात् कमालपुर रजबाह की कि ० मी ० 8.392 से कि ० मी ० 10.665 तक विस्तार हेतु जो कि गांव हुसैनपुर , 
नारायणपुर, बाढजेदू और गांगोली तहसील व जिला रेवाड़ी में परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित है । जिसके लिए भूमि अर्जन 
अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार , अधिसूचना क्रमांक 6031 /1- एल ० . दिनांक 11 अगस्त , 
2009 द्वारा हरियाणा सरकार के गजट दिनांक 29 जुलाई, 2009 में प्रकाशित की गई है, यह घोषणा की जाती है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित 
भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है , जो इससे सम्बन्धित हैं । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी -II एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, रेवाड़ी तथा कार्यकारी अभियन्ता, निर्माण 
मण्डल , नं 0 33, रेवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., APR. 6 , 2010 ( CHTR. 16, 1932 SAKA) 


161 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 
संख्या 


क्षेत्रफल 
एकड़ों/ 
हैक्टेयर में 


मुस्तिल संख्या/ किला नम्बर 
खसरा संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 6.911 एकड़ 
बनता है और अलग -अलग लम्बाई - चौड़ाई में है 
जिसके पूरे हिस्से किला नम्बर निम्नलिखित हैं । 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


हुसैनपुर 


134 


1.972/ 0.798 


36 


22/2, 23/2 , 24 , 25 


37 


21, 22, 23/1 , 23/2 , 24, 25/1 , 25/2 


47 


1/1, 2,3/ 1 , 4,5 





48 


2/ 1,3,4,5 


- 


गैर मुमकिन नं ० 171 , 172 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


नरायणपुर 


138 


3.239 / 1.310 


6 


1 , 10, 11, 20 , 21 


7 


16, 25 


8 


5 / 1,5/ 2 , 6 , 15, 16, 25/1, 25/2 


9 


1 , 10, 11, 20 , 21 


13 


21/4, 21/5 , 21/6, 21/7 , 21/11, 21/12/4 , 
21/12/5 , 21/12/6, 21/12/7 , 21/12/11 , 
21/12/12 , 21/12/13 , 21/12/14 , 
21/12/15 , 21/12/16, 21/12/17, 
21/12/18, 21/12/19 


14 


1 , 10. 11/1, 20/2/2 , 21/1 , 21/2/1, 
21/3/2, 22/1/2, 22/2, 22/3 , 23/1 , 23/2 , 
24, 25/2 


15 


5 , 6, 15/2, 16/1 , 25 


18 


5/1 


19 


1/1/2, 1/ 2 / 2,2/ 1 , 2/2, 3 , 4 , 5/1 


20 


1 


गैर मुमकिन नं ० 26, 33, 98, 99 , 100 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


बाढ जेदू 


137 


0.862/ 0.349 


1 


16, 25 


2 


20, 21 


3 


1 , 10 , 11 


4 5 , 6 , 15 , 16 


162 


HARYANA GOVT. GAZ., APR. 6, 2010 (CHTR. 16, 1932 SAKA) 


IPARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रेवाडी 


रेवाडी 


गांगोली 


135 


0.838/ 0.339 


31 


25 


32 


21 


33 


1 , 10 , 11 


34 


5 , 6, 15/2 


गैर मुमकिन नं 0 51 
कमालपुर रजबाहा के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण 
जो सामान्यत: गांव हुसैनपुर की हदबस्त संख्या 
134 से आरम्भ होकर गांव गांगोली की हदबस्त 
संख्या 135 तक जाती है । उक्त भूमि की पट्टी को 
इंडैक्स प्लान पर दर्शाया गया है । 


कुल 


6.911 एकड़ 
2.796 हैक्टेयर 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


बी ० के ० शर्मा, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
जे ० एल ० एन ० जल सेवायें परिमण्डल , रेवाड़ी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 

The 31st March , 2010 


No. 3215 /1- L /33. — Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is necded by 
the Government at public expenses, for a public purpose , namely , for the construction of Extension of Kamalpur 
Disty. from Km. 8.392 to Km. 10.665 falling into revenue boundaries of villages Hussainpur , Narainpur , Barthjadhu 
and Gangoli in Tehsil and District Rewari for which Haryana Government, Irrigation Department, Notification No. 
6031/ 1-L , dated 29th July , 2009 under Section 4 (1) of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ) has been 
published in Haryana Government Gazette , dated 11th August, 2009 , it is hereby declared that land described in the 
specifications below is needed for the above purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for 
the information of all to whom it may concern . 

Plans of the land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer- Il-cum -Land Acquisition 
Collector , Rewari and Executive Engineer, construction Division No. 33 , Rewari. 

Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
Number 


Area 
in acres/ 
Hectares 


Rectangle Direction /Killa Number 
Number 


1 


2 


3 


4 


5 


6 . 


7 


Rewari 


Rewari 


Hussainpur 134 


1.972/ 0.798 


36 


A strip of land measuring 6.911 acres 
and comprising of Killa Numbers as 
below : -- 
22/2, 23/ 2,24,25 
21 , 22 , 23/1 , 23/2 , 24 , 25 /1,25 / 2 
1/1, 2, 3 / 1,4,5 
2/ 1,3,4,5 
Gair Mumkin No. 171, 172 


37 


47 


48 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., APR . 6 , 2010 ( CHTR . 16 , 1932 SAKA ) 


163 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Rewari 


Rewari 


Naraianpur 138 


3.239 / 1.310 


6 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


7 


16 , 25 


8 


5/1 , 5/2 , 6 , 15 , 16 , 25/1 , 25/2 


9 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


13 


-- 


21/4 , 21/5 , 21/6 , 21/7 , 21/11 , 21/12/4 , 
21/12/5 , 21/12/6 , 21/12/7 , 21/12/11, 
21/12/12 , 21/12/13 , 21/12/14 , 
21/12/15 , 21/12/16 , 21/12/17 , 
21/12/18 , 21/12/19 


14 


1 , 10 , 11/1, 20/2/2 , 21/1 , 21/2/1 , 
21/3/2 , 22/1/2 , 22/2 , 22/3 , 23/1 , 23/2 , 
24, 25/2 


15 


5 , 6 , 15/2 , 16/1, 25 


18 


5/1 


19 


1/1/2 , 1/2/2 , 2/1 , 2/2 , 3 , 4 , 5/1 


20 


1 


Gair Mumkin No. 26 , 33 , 98 , 99, 100 


Rewari 


Rewari 


Barth Jadhu 137 


0.862 / 0.349 


1 


16 , 25 


2 


20 , 21 


3 


1 , 10 , 11 


4 


5 , 6 , 15 , 16 


Rewari 


Rewari 


Gangoli 


135 


0.838 /0.339 


31 


25 


32 


21 


33 


1 , 10 , 11 


34 


5 , 6 , 1572 


Gair Mumkin No. 51 


The proposed acquisition of land is for 
extension of Kamalpur Disty . Generally 
starting form Hadbast No. 134 of village 
Hussainpur terminating in Hadbast No. 
135 of village Gangoli . Aforesaid strip of 
land is marked on the index plan . 


Total 


6.911 Acres 
2.796 Hectares 


By order of Governor of Haryana, 


B. K. SHARMA , 
Superintending Engineer , 
JLN Water Services Circle , Rewari, 


